रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/99 


REGD. NO . D. L .-33004 /99 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 


ENTRAL 


PowIMALA 


CjVEFS 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - ठप- खण्ड (i ) 
PART IISection 34 Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, मार्च 14, 2001/ फाल्गुन 23, 1922 
NEWDELHI , WEDNESDAY , MARCH 14, 2001/ PHALGUNA 23 , 1922 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


E 


- 


- - 


- 


सं . 117 ] 
No. 117] 


- 


- 


- - 


- 


विस मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2001 

सं . 11 / 2001 - सीमाशुल्क ( एन . टी .) 
सा. का . नि. 184 ( अ ).- - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) 
की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 का 
उन बातों के सिवाय और संशोधन करने के लिए जिन्हें ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया 
गया है , निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: 
1. (i) इन विनियमो का संक्षिप्त नाम कूरियर आयात और निर्यात (निकासी ) संशोधन विनियम , 2001 है । 

( ii ) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 
2. कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है ) 
के विनिमय 2 में ,--- 
(i) उप विनियम (1 ) में , “ आने या जाने वाली उड़ानो पर " शब्दों के स्थान पर , “ आने या जाने वाली उड़ानों पर 
या परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा ” शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii ) उप विनियम ( 2) में , 
( क ) खंड ( क ) में , “ अहमदाबाद और जयपुर " शब्दों के स्थान पर " अहमदाबाद , जयपुर और पश्चिम बंगाल में 
गोजाडांगा और पेट्रापोल स्थित से भिन्न भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों पर शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख) खंड ( ड) के उप खंड ( iv ) में , “ पोत परिवहन पत्र " शब्दों के स्थान पर , “ पोत परिवहन पत्र या निर्यात 
पत्र " शब्द रखे जाएंगे ; 


(1 ) 


812GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3(i)]] 


3. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, - 
( i ) उपविनियम (1) में , 
( अ) खंड ( क ) में , - 

( क ) “ वायुयान का प्रभारी व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर, “ वायुयान का प्रभारी व्यक्ति या परिवहन के किसी अन्य 
ढंग द्वारा माल ले जाने वाली कूरियर सेवा का प्राधिकृत अभिकर्ता” शब्द रखे जाएंगे ; 

( ख ) “ ऐसे वायुयान द्वारा विमानपत्तन पर " शब्दों के स्थान पर “ यथास्थिति , ऐसे वायुयान द्वारा विमानपत्तन पर 
या परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा भूमि सीमाशुल्क स्टेशन पर " शब्द रखे जाएंगे ; 

( ग) “ कूरियर प्रवेश पत्र -1 ( कु .प्र. प- 1) ” शब्दों, अंकों , कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर , " कूरियर प्रवेश पत्र 
1( कु.प्र.प- 1) या प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र-6( कु .प्र. प-6) जो भी लागू हो " शब्द , अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
( आ ) खंड ( ख) में , “ कूरियर प्रवेश पत्र-2 ( कु.प्र.प-2 ) " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “ कूरियर 
प्रवेश पत्र- 2 ( कु . प्र. प- 2 ) या प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 7( कु . प्र. प- 7) जो भी लागू हो " शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर 
रखे जाएंगे ; 


( ii ) उप विनियम ( 2) के खंड ( ख ) में , “ वायुयान के प्रभारी व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर , “ वायुयान के प्रभारी 
व्यक्ति या परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा माल ले जाने वाली कूरियर सेवा के प्राधिकृत अभिकर्ता ” शब्द रखे 
जाएंगे ; 
(iii ) उप विनियम (3) में , “ यथास्थिति , कूरियर प्रवेश पत्र-3 ( कु.प्र. प- 3), प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र-4 ( कु.प्र.प-4) या 
प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र -5( कु .प्र . प- 5) ” शब्दों , अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर , “ यथास्थिति , कूरियर प्रवेश 
पत्र-3 (कु .प्र. प- 3), प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र-4( कु.प्र. प-4 ), प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र-5 ( कु.प्र.प-5) , प्ररूप कूरियर प्रवेश 
पत्र- 8( कु .प्र.प- 8), प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 9( कु. प्र. प - 9) या प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 10 ( कु .प्र .प-10) जो भी लागू हो " 
शब्द , अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
(iv) उप विनियम (4 ) में , “वायुयान के प्रभारी व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर, " वायुयान के प्रभारी व्यक्ति या 
परिवहन के किसी अन्य ढंग द्वारा माल ले जाने वाली कूरियर सेवा के प्राधिकृत अभिकर्ता " शब्द रखे जाएंगे ; 
4. उक्त विनियमों के विनियम 6 में , - 
(i ) उप विनियम ( 1) में 

( क ) " वायुपत्तन " शब्द के स्थान पर , " विमानपत्तन या परिवहन के किसी अन्य खंग द्वारा अंतरराष्ट्री सीमा पार करने से पूर्व भूमि 
सीमाशुल्क स्टेशन " शब्द रखे जाएंगे । 

( ख) “कूरियर पोत परिवहन पत्र-1 (कु . पो. प्र . प-1) या प्ररूप कूरियर पोत परिवहन पत्र-2( कु . पो .प-2) " शब्दों , अंकों, 
कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर “ यथास्थिति , कूरियर पोत परिवहन पत्र- 1 ( कु . पो .प्र . प-1), प्ररूप कूरियर पोत 
परिवहन पत्र- 2 ( कु. पो.प .प-2 ), प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र-1 ( कु . नि . प- 1) या प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र- 2( कु . नि. प - 2) जो 
भी लागू हो " शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ; 
(ii ) उप विनियम ( 2) के खंड ( ख ) में , "किसी उड़ान पर " शब्दों के स्थान पर “ किसी उड़ान पर या परिवहन के 
किसी अन्य ढंग द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार " शब्द रखे जाएंगे ; 
(iii) उप विनियम (3) में , 
( क ) “ पोत परिवहन पत्र- 1 (पो. प. प- 1) या प्ररूप कूरियर पोत परिवहन पत्र- 2 (कु . पो . प.प - 2) " शब्दों , अंकों, कोष्ठकों 
और अक्षरों के स्थान पर “यथास्थिति , पोत परिवहन पत्र- 1 (पो. प . प-1 ), प्ररूप कूरियर पोत परिवहन पत्र 
2( कु . पो . प. प -2) , प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र- 1 (कु .नि . प-1) या प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र- 2( कु . नि . प- 2) " शब्द, अंक , 
कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) परंतुक के खंड ( ङ) में , “ पोत परिवहन पत्र " शब्दों के स्थान पर, “ पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र ” शब्द 
रखे जाएंगे ; 
5 . उक्त विनियमों के विनियम 7 में , “ सीमाशुल्क आयुक्त " शब्दों के स्थान पर , “ यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त 
को या पश्चिम बंगाल में गोजाडांगा और पेट्रापोल पर भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के प्रभारी कलकत्ता स्थित सीमाशुल्क 
आयुक्त को " शब्द रखे जाएंगे ; 
6 . उक्त विनियमों के विनियम 11 में , “ अन्य विमानपत्तनों की दशा में एक लाख रूपए " शब्दों के स्थान पर, “ अन्य 
विमानपत्तनों और भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों की दशा में एक लाख रूपए " शब्द रखे जाएंगे ; 
7 . उक्त विनियमों के विनियम 12 में, "किसी अन्य वायुयानपत्तन में " शब्दों के स्थान पर “ किसी अन्य विमानपत्तन 
या भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों में " शब्द रखे जाएंगे ; 
8. उक्त विनियमों के विनियम 13 में , 
( i ) खंड ( ग), " के यानांतरण से " शब्द के स्थान पर , " से " शब्द रखा जाएगा ; 


( ii ) खंड (घ), “ यानांतरण " शब्द के स्थान पर , “ निकासी " शब्द रखा जाएगा ; 
(iii ) खंड (ङ), " माल से यानांतरण " शब्दों के स्थान पर “ माल " शब्द रखा जाएगा । 
9. उक्त विनियमों के साथ परिशिष्ट प्रारूप कूरियर पोत परिवहन पत्र-2 ( कु . पो . प. प- 2) के पश्चात् निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

“ प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 6( कु. प्र. प-6 ) 
प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र -7 ( कु. प्र . प-7 ) 
प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 8 (कु .प्र. प-8 ) 
प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र-9( कु.प्र. प -9 ) 
प्ररूप कूरियर प्रवेश पत्र- 10 (कु .प्र .प- 10 ) 
प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र-1 (कु. नि .प-1 ) 
प्ररूप कूरियर निर्यात पत्र-2( कु. नि.प-2) । " 


[ फा.सं . 446 / 89/ 99 - सीमाशुल्क IV ] 

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 87 / 98 - सीमाशुल्क (एनटी) तारीख 9 नवम्बर, 1998 सा . का .नि . 662( अ), तारीख 9 
नवम्बर 1998 द्वारा जारी की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन सा . का . नि . 785 ( अ ), तारीख 25 नवम्बर, 1999 
द्वारा जारी अधिसूचना सं. 66 / 99 - सीमाशुल्क (एनटी ), तारीख 25 नवम्बर, 1999 द्वारा किया गया था । 


प्रारूप 
कृरिवर 
प्रवेशपत्र 
- 
6 
( 
कृ 
. 
प्र 
. 
प 
. 
- 
6 
) 


(विनियम5देखिए) 


कूरियरआयातसूची 


फलकपरकूरियरकंपनी कानामऔरपता 


कूरियरयाप्राधिकृतप्रतिनिधियायानके 
चालक/स्वामीका 
नाम 


यानरजिस्ट्रीकरणसं 
. 


आगमनकीतारीख 


भूमि 
सीमाशुल्कस्टेशन कानाम 


उद्भव 
कास्थान 
/ लदानका 
स्थान 


सीमाशुल्कविभागकी क्रमसं./तारीख 


क्रमसं. 


थैलोंकीसंख्या 


वजन 


प्राधिकृतकूरियरकानाम 
औरपता 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


योग 


[ PART II -- SEC . 3(i)] 


कूरियर 
/प्राधिकृतप्रतिनिधि/यानके स्वामी 
/चालककेहस्ताक्षर 


प्रारूप 
करियर 
प्रवेशपत्र 
- 
7 
( 
कू 
. 
प्र 
. 
प 
. 
- 
7 
) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


(विनियम5देखिए) 


प्राधिकृतकूरियरसूची 


प्राधिकृत 
कूरियर 
का 
नाम औरपता 


भूमि 
सीमा 
शुल्क 
स्टेशन 
का नाम 


यानरजिस्ट्रीकरणसं. 


उद्भव 
का 
स्थान 
/ लदानकास्थान 


सीमा 
- 
शुल्क 
विभाग 
की क्रमसं.तारीख [कूरियरआयात सूची-कू.नि.प.-6] 


सीमा 
- 
शुल्क 
विभाग 
की 
क्रम 
सं 
. 
/ 
तारीख 


क्रमसं. 


बीजक 
सं 
. 
और 
तारीख 


पैकेज 
की 
संख्या 


वजन 


मानकाविवरण 


पारेषक 
का 
नाम 


परेषिती 
मूल्य 
का 
नाम 
और 
पता 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


योग 


प्राधिकृतकूरियरकेहस्ताक्षर 


प्रारूपकरियरप्रवेशपत्र-8(कृ.प्र.प.-8) 


(दिनियम5देखिए) 


दस्तावेजोंकेलिएकूरियरप्रवेशपत्र 


यानरजिस्ट्रीकरणसं. 


आगमनकीतारीख 


प्राधिकृतकूरियरकानाम औरपता 


भूमिसीमाशुल्कस्टेशनका नाम 


उद्भवकास्थान/ लदानकास्थान 


सीमा-शुल्क क्रमसं./वारीख 


थैलोंकीसंख्या 


परेषणोंकीसंख्या 


घोषणा 


(i)मैं/हमयहघोषणाकरताहूं/करतेहैंकिमैंने/हमनेऊपरवर्णितमालकीनिकासीकेलिएअभिकर्ताकेरूपमेंकार्यकरनेकेलिएपूर्वोक्तउल्लिखितप्रत्येकपरेषितीसेप्राधिकारअभिप्राप्त 

करलियाहै। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(ii)मैं/हमयहघोषणाकरताहूं/करतेहैंकिइसप्रवेशपत्रकेअनुसारआयातितमालमेंकेवलआवाणिज्यिकमूल्यकेदस्तावेजहैंऔरइसमेंऐसामालसम्मिलितनहींहैजोसमयप्रवृत्तकिसी 

विधिकेअधीनशुल्कसेदायीहैयाभारतमेंआयातकेलिएप्रतिषिद्धअथवानिर्वन्धितहैं। 


संपरीक्षा 
अधिकारी 
के 
हस्ताक्षर 


निर्धारणअधिकारीकेहस्ताक्षर 


[सीमाशुल्कप्रभारसेनिकला] 


PART II — Sec. 3 (1)] 


समुचितअधिकारीकेहस्ताक्षर 


प्रारूप 
कूरियर 
प्रवेशपत्र 
- 
१ 
( 
कू 
. 
प्र 
. 
प 
. 
- 
१ 
) 


(विनियम5देखिए) 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ) ] 


नमूना 
और 
मुफ्तउपहार 
केलिएकरियरप्रवेश 
पत्र 


प्राधिकृत 
कूरियर 
का 
नाम औरपता 


भूमि 
सीमा 
शुल्क 
स्टेशन कानाम 


यान 
रजिस्ट्रीकरण 
सं 
. 


आगमन 
की 
तारीख 


उद्भवकास्थान/ लदानकास्थान 


सीमा 
- 
शुल्क क्रम 
सं./तारीख 


क्रमसं. 


बीजक 
सं 
. 
और 
तारीख 
पैकेजों 
की 
संख्या 


परेषितियों 
का 
नाम 
औरपता 


माल 
का 
वर्णन 
मात्रा 


सी 
. 
टी 
. 
/ 
एच 
. 
अधिसूचना 


बीजक 
विनियम 
निर्धारणीय 
मूल्य 
दर 
मूल्य 

(धारा14) 


घोषणा 


( 
i 
) 
मैं 
/ 
हम 
यह 
घोषणा 
करता 
हूं 
/ 
करते 
हैं 
कि 
मैंने 
/ 
हमने 
ऊपर 
वर्णित 
माल 
की 
निकासी 
के 
लिए 
अभिकर्ता 
के 
रूप 
में 
कार्य 
करने 
के 
लिए 
पूर्वोक्त 
उल्लिखित 
प्रत्येक 
परेषिती 
से 
प्राधिकार 
प्राप्त 
कर 

लियाहै 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
ii 
) 
मैं 
/ 
हम 
यह 
घोषणा 
करता 
हूं 
/ 
करते 
हैं 
कि 
इस 
प्रवेश 
पत्र 
के 
अनुसार 
आयातित 
माल 
में 
केवल 
सदभावी 
वाणिज्यिक 
नमूने 
माल 
का 
आदि 
प्रारूप 
और 
व्यक्तिगत 
उपयोग 
के 
लिए 
5000 
/ 
- 
रु 
. 
से 

अनधिक 
मूल्य 
की 
सदभावना 
उपहार 
सामग्री 
है 
और 
जो 
तत्समय 
भारत 
में 
उनके 
आयात 
पर 
किसी 
प्रतिबंध 
और 
निर्बन्धन 
के 
अध्याधीन 
नहीं 
है 
सम्मिलित 
हैं 
। 


( 
iii 
) 
मैं 
/ 
हम 
इस 
प्रवेश 
पत्र 
के 
साथ 
पूर्वोक्त 
परेषिती 
के 
लिए 
वायुमार्ग 
पत्र 
( 
सं 
. 
) 
और 
बीजक 
( 
सं 
. 
) 
संलग्न 
करता 
हूं 
/ 
करते 
हैं 
। 
( 
iv 
) 
मैं 
/ 
हम 
यह 
घोषणा 
करता 
हूं 
/ 
करते 
हैं 
कि 
इस 
प्रवेश 
पत्र 
की 
अंतर्वस्तु 
हर 
प्रकार 
से 
सही 
और 
इसके 
साथ 
संलग्न 
वायुमार्ग 
पत्र 
, 
बीजक 
और 
अन्य 
दस्तावेजों 
के 
अनुसार 
है 
। 


प्राधिकृत 
कूरियर 
के 
हस्ताक्षर 
और 
मुद्रा 
संपरीक्षा 
अधिकारी 
के 
हस्ताक्षर 


निर्धारण 
अधिकारी 
के 
हस्ताक्षर 


[सीमा- 
शुल्कप्रभार 
से 
निकला 
] समुचितअधिकारीकेहस्ताक्षर 


प्रारूप 
कूरियर 
प्र 
पत्र 
( 
कू०प्र 
. 
- 
10 
) 

(विनियम5देखिए) शुल्क्यमालकेलिएकूरियरप्रवेशपत्र 


प्राधिकृतकुरियरकानाम 

औरपता 


आगमनकीतारीख 


भूमिसीमाशुल्क स्टेशनकानाम 


यानरजिस्ट्रीकरणसं0 


उद्भव 
कास्थान/लदानका 
स्थान 


सीमा 
शुल्क 
क्र०सं० 

औरतारीख 


40 
बीजक सं0 
संख्या 

और तारीख 


पैकेजो 
परेषिती 
मालपरिमाणबीजक की 
का 
नाम 
कासंतजनमुल्य सख्याओरवर्णन 

पा 


विनिमयभाड़ा 
दर 
बीमा 


अन्य 
सतराई प्रभार 


निर्धारणीय 
सीटी 
एच 
शुल्क 
मूल्य 
अधिसूचना 
दर 
रकम 

रुपए)सं० 
( 
धारा 
14 
) 


ई 
टी 
एच 
/अतिरिक्त 
अतिरिक्त 
कुल 
शुल्क 
अधिसूचना 
शुल्क 
के 
शुल्क सं0लिएमूल्यदर/रकम 


कृपया 
अन्यसभीप्रभार 
जैसेकमीशनजो 
सीमाशुलना 
अधिनियम,142कीधारा14 
केअनुसारनिर्धारणीय 
मूल्यमेंसम्मिलितकरने 
योग्यहैं 
उपदर्शितकरे 
। ( 
i)मैं 
/हमयह 
घोषणा 
करता 
हूंकरतेहै 
किमैंने/हमनेउपरोक्त 
वर्णितमाल 
की 
निकासीकेलिएअभिकर्ताके 
रूपमें 
कार्यकरनेकेलिएउपर 
उल्लिखितप्रत्येक 
परेषितीसे 

पाधिकारअभिषाप्तकरलियाहै। (ii 
) 
मैं 
/ 
हमयह 
घोषणा 
करता 
हूँकरती 
हैं 
।मन 
भिन्नकीमत,मूल्यपरिमाप 
माउक्तमाल 
क. 
पानि 
को 
दर्शित 
करता 
हुआकोईअन्य 
दस्तावेजकीजानकारीप्राप्त 
नही 

की 
हैऔरयदिइसके 
पश्चात्केसी 
समय 
में। 
इन 
किसी 
आयातकर्तासे 
भिन्न 
तथ्यो 
काकश्शनदर्शित 
करने 
वालाकोई 
दस्तावेज 
प्राप्तकरताहूँ 
करतेहैं 
।मैं/ 
हम 
शीघ्रही 

एसके 
बारे 
में 
सीमा 
शुल्कआयुक्तकोअपगई।काग गे 
। (iii)मैं।हमयहघोषणाकरताहूं।करतेहैंकिप्रवेशपत्रकीअंतर्वस्तुसभीप्रकारसेसत्यऔरसहीहैऔरवायुमार्गपत्रऔरबीजकऔरइससेसंलग्नअन्यदस्तावेजोके 

अनुसारहै। (iv)में/हमइसप्रवेशपत्रकेसाथपूर्वोक्तापरेषाणकेलिएवायुमार्गपत्र.........(सं.)औरबीजक..........(सं०)संलग्नकरताहूं/करतेहैं। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निर्धारणअधिकारीकेहस्ताक्षर 


संपरीक्षाअधिकारीकेहस्ताक्षर 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


(सीमाशुल्कप्रभारसेनिकला) समुर्चितअधिकारीकेहस्ताक्षर 


WAI1200 - 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 


प्रारूपकूरियरनिर्यातफा-1(कू०नि०प-1) 

(नियम6देखिए) कूरियरपोतपरिवहनपत्र 


कृरियरक्पनीकानामऔरपता भूमिसीमाशुल्कस्टशन+ नाम 


यानरजिस्ट्रीकगाःसम्या 


उदभवकास्थानलदानका स्थान 


सीमाशुल्कविभाग क्रमसं0/तारीख 


थैलोकीसख्या 


जन 


बीजक,सा)पाधिकृतकुरियरकानाम 

भीपता 


भारत का राजपत्र : 


कुल 


- 


- 
- 
- 


कू। यापिनीकेहस्तार 


घोषणा 


साधारण 


(1) 


मैं।हमघोषणाकरताहकरतेहैकिमेनहमनेऊपरवर्णितमालकीनिकासीकेलिएअभिकर्ताकेरूपमेंकार्यकरनेकेलिएपूर्वोक्तउल्लिखितप्रत्येकपरेषकसेप्राधिकार अभिशाप्तकरलियाहै। मे।हमयहघोषामाकरताहूँकरतेहैंकिइसपोतपरिवहनसूचीकेअनुसारमालमेकेवलअवाणिज्यिकमूल्यकेदस्तावेजहैंऔरइसमेऐसामालसम्मिलितनहींहैजो तत्समयप्रवृत्तकिसीविशिकेअधीनशुल्कसेदायीहैयाभारतसेनिर्यातकेलिएप्रतिषिद्धअथवानिर्बधितहै। 


(11) 


सीमाशुल्ककेसमुचितअधिकारीकेहस्ताक्षर 


पतिकूरियाकेहस्ताक्षरजोरगुद 


प्रारूपकूरियरनिर्यातफ2(कू०नि०402) 

(विनियम6देखिए) कूरियरपोतपरिवहनपत्र 


पाधिकृतकरियरभूमिसीमाशुल्दयानरजिस्ट्रीकरणलदानकास्थान कानामऔरपतास्टेशनकानामसं) 


सीमाशुल्कविभाग क्रमसतारीख 


पैकेजोकी 

सं 


मालकावर्णन 


जन 


क्ररस) 


मूल्य 


लदानकापत्तन 


बीजकसंध औरतारीख 


परेषककानाम औरपता 


परेषितीकानाम औरपता 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


घंलामा 


(ii) 


मैंहमयहघोषणाकरताहूंकरतेहैंकिमैंनेहमनेजारवर्गतमालकीनिकासीकेलिएकिसीअभिकर्ताकेरूपमेंकार्यकरनेकेलिएपूर्वोक्तउल्लिखितप्रत्येकपरेषकसे प्राधिकारप्राप्तकरलियाहै। में/हमघोषणाकरताहूँकरतेहैकिइसलदानपत्रकेअनुसारनिर्यादितमालमेकेवलसद्भातीवाणिज्यिकनमुने,मालकाआदिप्रास्त्यऔरव्यक्तिगतउपयोगकेलिएइस वित्तीयवर्षमे25,000रुपएसेअनधिकमूल्यकीसदभावनाउपहारसामग्रीहैऔरजोतत्समयभारतसेउनकेनिर्यातपरकिसीप्रतिक्धऔरनिर्बधनकेअध्याधीननहीहै सम्मिलितहैऔरउसमेविदेशीमुद्राकाअंतरणसम्मिलितनहींहै। मै।हमइसलदानपत्रोकेसाथपूर्वोक्तपरेषाणो।मावायुमार्गपत्र....(स)औरबीजक.....(सं.)सलग्नकरताहूँ!करतेहैं। में|हमयहघोषणाकरताहै।करतेहैंकिलदानपत्रकीअतर्नस्तुहरप्रकारसेसहीऔरइसकेसाथसंलानवायुमार्गपत्र,बीजकऔरअन्यदस्तावेजोकेअनुसारहैं। 


(ii) (11) 


सीमाशुल्ककेसमुचितअधिकारीकेहस्ताक्षर 


पाधिकृतकूरियरकेहस्ताक्षरऔरमुद्रा 


PART II — Sec . 3 (1)] 


[ ATTII - U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th March , 2001 


No. 11 /2001-Cus . (N . T.) 


G .S.R. 184 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the 
following regulations to further amend the Courier Imports and Exports (Clearance ) 
Regulations , 1998 , except as respects things done or omitted to be done before such 
amendment, namely : 


(i) i nese regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance ) 
Amendment Regulations, 2001, 
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official 
gazette 


2 . In the Courier Imports and Exports (Clearance ) Regulations, 1998 , (hereinafter 
referred to as the said regulations ) in regulation 2 , 

(i) in sub -regulation ( 1 ), for the words " incoming or outgoing flights " , the words 
" incoming or outgoing flights or by any other mode of transport " shall be substituted ;. 

( ii ) in sub -regulation ( 2 ) , - 

( a ) in clause ( a ), for the words and letters " Ahmedabac and Jaipur", the words 
and letters " Ahmedabad , Jaipur and land custom stations othe than at Gojadanga and 
Petrapole in West Bengal" shall be substituted ; 

(b ) in clause (e ) , in sub - clause ( iv ), for the words " shipping Bill" the words 
" shipping bill or bill of export " shall be substituted . 


3 . 


in regulation 5 of the said regulations, 
(0) in sub - regulation ( 1 ), - 
(A ) in clause ( a ), - 
(a ) for the words " person in charge of aircraft" , the words " merson in charge of 

aircraft or the authorised agent of Courier Service carrying goods by any 
other mode of transport" shall be substituted ; 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II -- SC _ 3 (1)] 


(b ) for the words " airport by such aircraft", the words " airport by such aircraft 

or the land custom station by any other mode of trarisport , as the case 

may be, " shall be substituted ; 
( c ) for the words , figures , brackets and letters "Courier Bill of Entry - 1 ( CBE 

1 ) " , the words , figures , brackets and letters " Courier Bill of Entry - 1 (CBE 
1) or Form Courier Bill of Entry - VI ( CBE- VI), as may be applicable ," shall 

be substituted ; 
( B ) in clause (b ), for the words, figures , brackets and letters "Courier Bill of 

Entry - ll (CBE - II )", the words. figures , brackets and letters " Courier Bill of 
Entry -1! (CBE - II ) or Foro Courier Bill of Entry - VII (CBE - VII ), as may be 

applicable " , shall be substituted : 
(ii) in sub -regulation (2 ) , in clause ( b ), for the words " person incharge of 

aircraft " the words " person in charge of aircraft or the authorised agent of 
courier service carrying goods by any other mode of transport " shall be 
substituted ; 
in sub -regulation (3 ), or the words, figures , brackets and letters " Courier 
Bill of Entry - lll (CBE - II), Form Courier Bill of Entry - IV (CBE -IV ) or as the 
case may be in Forni Courier Bill of Entry - V (CBE - V )", the words , figures , 
brackets and letters Courier Bill of Entry - III (CBE - III) , Form Courier Bill of 
Entry -IV (CBE - IV ) , 1 orm Courier Bill of Entry - V (CBE - V ) , Form Courier Bill 
of Entry - VIII (CBE - VIII), Form Courier Bill of Entry - IX (CBE -IX ) or as the 

case may be in Form Courier Bill of Entry - X (CBE - X ) " shall be substituted . 
( iv ) in sub -regulation ( 4 ), for the words "person incharge of aircraft", the words 

" person incharge of aircraft or the authorised agent of courier service 
carrying goods by any other mode of transport" shall be substituted ; 


4 . 


In regulation 6 of the said regulations, - 
( i) in sub - regulation ( 1 ) . 
(a ) for the word " airf ort " , the words " airport or before crossing the international 

border by any ot .ner mode of transport at the land customs station " shall be 

substituted ; 
(b ) for the words , fi jures , brackets and letters "Courier Shipping Bill-I (CSB -1) or 

Form Courier Shipping Bill -II ( CSB - 11)", the words , figures , brackets and 
letters " Courier Shipping Bill - 1 (CSB -I ) , Form Courier Shipping Bill - ll (CSB 
- II ), Form Courier bill of Export - I (CBEx-1) or as the case may be in Form 
Courier bill of Export - II ( CBEX- II) " shall be substituted ; 

in sub -regulation (2 ), in clause ( b ), for the word " flight" , the words " flight 
or across the international border by any other mode of transport shall 

be substituted ; 
(iii) in sub -regulation ( 3 ), - 
( a ) for the words , figures , brackets and letters " Courier Shipping Bill-I (CSB 

1) or Form Cour or Shipping Bill 11 (CSB )-1])", the words , figures, brackets 
ind letters "Courier Shipping Bill-I (CSB -I), Form Courier Shipping Bill- 
1CSB - 11 ), Form Courier bill of export -I (CBEX -I) or as the case may be in 

Form Courier bill of export - II (CBEX - 11) " shall be substituted ; 
( )) in proviso , in clause ( e ), for the words " Shipping Bill", the words " shipping 

bill or bill of export" shall be substitued . 


[ 2477 II - U 5 3(1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
5 . In regulation 7 of the said regulations, for the words " Jaipur" , the words " Jaipur 
or as the case may be the Commissioner of Customs, West Bengal at Calcutta in 
charge of the land customs stations atGojadanga and Petrapole " shall be substituted . 


6 . In regulation 11 of the said regulations , for the words " one lakh rupees in case 
of other airports " the words " one lakh rupees in case of other airports and land 
customs stations" shall be substituted . 


7 . In regulation 12 of the said regulations, for the word " airport" the words " airport 
or land customs station " shall be substituted . 


8 . In regulation 13 of the said regulations, 

(i) in clause (c ) , for the words " shipment of " the word " of " shall be substituted; 

( ii) in clause (d ), for the word " shipment " the word "Clearance " shall be 
substituted ; 

(iii) in clause ( e ), for the words " shipments of " the word " of " shall be 
substituted . 


9 After form Courier Shipping Bill- 11 (CSB -II) appended to the said regulations , the 
following shall be inserted, namely : 

" Form Courier Bill of Entry - VI (CBE - VI) 
Form Courier Bill of Entry - VII (CBE - VII ) 
Form Courier Bill of Entry -VIII ( CBE - VIII) 
Form Courier Bill of Entry - IX (CBE - IX ) 
Form Courier Bill of Entry -X (CBE - X ) 
Form Courier Bill of Export -I ( CBEX-I) 
Form Courier Bill of Export- II (CBEx- ll)." 


(F. No. 446 /89 /99 - CUS. IV 


RAJENDRA SINGH , Under Secy, 


Note : The principal notification No.87 /98 - Customs ( N . T . ), dated the gth November, 
1998 was issued vide GSR 662( E ), dated the oth November, 1998 and was last 
amended by notification No .66 /99 - Customs (N . T.), dated the 25th November , 1999 
issued vide GSR 785 ( E ), dated the 25th November , 1999 . 


FORM COURIER BILL OF ENTRY-VI (CBE -VI) 


( see regulation 5) 


COURIER IMPORT MANIFEST 


Name and Address of 
On Board Courier Company 


Name of the Courier or authorised Representative 
or Driver/ Owner of the vehicle 


Vehicle 


Registration Date of Arrival 


Name of the land 
customs station 


Place of origin / 
Place of loading 


Customs Department 
Serial No./date 


No. 


S .No . 


No. of Bags 


Name and Address of 
Authorised Courier 


Weight 


THE 
GAZETTE 
OF 
INDIA 
; 
EXTRAORDINARY 


ram 


Total 


Signature of Courier/Authorised Representative /Owner/Driver of vehicle . 


(PARTII-SEC,3(1)] 


[ 
4m 
1 
- 
99 
3 
( 
1 
) 
] 


FORM COURIER BILL OF ENTRY - VII (CBE -VID) 


(see regulation 5 ) 


AUTHORISED COURIER MANIFEST 


Name and 
Address of 


Name of Vehicle 
land Registration 
Customs No . 
station 


Place of origin 
Place of 
loading 


the 


Customs 
Department 
Serial No ./date 
(Courier Import 
Manifest - CBE - VI) 


Customs 
Department 
Serial 
No . /date 


Authorised 
Courier 


S . No . 


Weight 


Invoice 
No . and 
date 


No. of 
packages 


Description of goods Cansignor s 

name 


Consignees Value 
Name and 
Address 


भारतकाराजपत्र:असाधारण 


pinio 


Total = 


Signature of Authorised Courier 


FORM COURIER BILL OF ENTRY - VIII (CBE - VII) 


(see regulation 5 ) 


COURIER BILL OF ENTRY FOR DOCUMENTS 


Date of arrival 


Name of land 
custom station 


Name and 
Address of the 
Authorised 
Courier 


Vehicle 
Registration No. 


Place of origin / 
Place of loading 


Customs 
Serial No./date 


Number of bags 


Number of 
consignments 


Declaration 


THE 
GAZETTEOF 
INDIA 
: 
EXTRAORDINARY 


W e hereby declare that we have obtained the authorisation from each of the consignees mentioned 
above to act as an agent for the clearance of the goods described above . 


IMWe hereby declare that the goods imported as per this Bill of Entry include only documents of no 
commercial value and do not include goods which are liable to duty or are prohibited or restricted for import 
into India under any Law for the time being in force . 


Signature of Audit Officer 


Signature of Assessing Officer 


(PARTII—SEC,3(1)] 


(Passed out of Customs charge ) 
Signature of the proper officer 


FORM COURIER BILL OF ENTRY- IX (CBE - X ) 


( 
YTT 
II 
- 
U 


PrzuI)2001 


(see regulation 5 ) 


COURIER BILL OF ENTRY FOR SAMPLES AND FREE GIFTS 


3 
( 
1 
) 
] 


Nail 


Name and Name of 
Address of the land 
Authorised custom 
Courier 

station 


Vehicle 
Registra 
tion No . 


Date of 
Arrival 


Place of 
origin / place 
of loading 


Customs 
Serial 
No ./ date 


S .No . 


Quantity 


Invoice 
No .and 
date 


Duty 


No . of 
packages 


Consignees 
Name and 
Address 


Description 
of goods 


Invoice Rate of 
Value Exchange 


Assess CTHI 
able Notifica 
Valuetion 
{Section No. 
14 ) 


भारतकाराजपत्र:असाधारण 


Declaration 


Wehereby deciare thatwehave obtained the authorisation from each of the consignees mentioned above to act as an 
agent for the clearance of the goods described above . 
IWe hereby declare that the goods imported as per this Bill of Entry include only bonafide commercial samples, prototypes 
of goods and bonafide gifts of articles for personal use of a value not exceeding Rs. 5000 / and which are for the time being 
not subject to any prohibition or restriction ono their import into India . 
We enclose herewith (number) of airway bills and 

(number) of invoices for the aforesaid 
consignments with this Bill of Entry . 
INWe hereby declare that the contents of this Bill of Entry are true and correct in every respect and are in accordance with 
the Airway Bills , the invoices and other documents attached herewith . 


Signature and stamp of authorised courier 


Signature of Audit Officer 


Signature of Assessing Officer 


(Passed out of Customs charge ) 
Signature of the proper officer 


17 


FORM COURIER BILL OF ENTRY - X (CBE- X ) 


(See regulation 5 ) 


COURIER BILL OF ENTRY FOR DUTIABLE GOODS 


Name address of 
the Authorised 
Courier 


Name of land 
customs station 


Vehicle 
Registration 
No. 


Date of 
Astival 


Place of Origin 
Place of loading 


Customs 
Serial No . and 
date 


S .No Invoice 

number 
and date 


No of 
Packages 


Consignee Description Quantity Invoice Rate of Freight Ins Other Landing Assessable CTH Duty ETH Value Additional Total 
Name and of goods number Value Exchange 

Charges Value (Rs. ) Notfn Rate Notfa for duty duty 
Address weight 

( Section 14 ) No. Amount No. Additional Rate 

duty Amount 


Please indicate all other charges such as commissions, includible in the assessable value as per section 14 of the Customs Act, 1962 


THEGAZETTEOFINDIA:EXTRAORDINARY 


I/We hereby declare that I/We have obtained the authorisation from each of the consignees mentioned above to act as an agent for the clearance of the goods described above . 
ii ) I/We hereby declare that I /We have not received any other documents or information showing a different price , value , quantity or description of the said goods and that 

if any time hereafter . I/Wereceive any documents from the importer showing a different state of facts I/We will immediately make the sameknown to the 

Commissioner of Customs. 
iii ) //We hereby declare that the contents of this Bill of Entry are true and correct in every respect and are in accordance with the Airway Bills and the invoices and other documents 
attached herewith . 
iv ) I/We coclose herewith _ (number ) of airway bills and __ _ (number ) of invoices for the aforesaid consignments with this Bill of Entry . 


Signature of Assessing Officer 


Signature of Audit Officer 


(Passed out of Customs charge ) 
Signature of the proper officer 


{PART]I--Sec.3(1)] 


FORM COURIER BILL OF EXPORT - I (CBEX - ) 


[11]I--0 


( see regulation 6 ) 
COURIER SHIPPING BILL FOR DOCUMENT 


3(1)] 


Name and Address of 
Courier Company 


Registration 


Name of the land 
customis station 


Vehicle 
No . 


Place of origin 
Place of loading 


Customs Department 
Serial No ./date 


S .No . Invoice 


Name and Address of 
Authorised Courier 


No. of Bags 


Weight 


No. 


WN- 


भारत 
काराजपत्र: 
असाधारण 


Total 


= 


Signature of Courier Company 


Declaration 


I/We hereby declare that I/We have obtained the authorisation from each of the consignors mentioned above to act as an agent 
for the clearance of the goods described above. 
I/We hereby declare that the goods as per this Shipping Bill include only documents of no commercial value and do not 
include goods which are liable to duty or are prohibited or restrived for export from India under any law for the time being in 
force . 


Signature and stamp of 
Authorised Courier 


Signature of Proper Officer of Customs 


FORM COURIER BILL OF EXPORT- HI (CBEX-11) 


(see regulation 6 ) 


COURIER SHIPPING BILL 


Name and 
Address of the 
Authorised 
Courier 


Name of land 
Custom 
station 


Vehicle 
Registration 
No . 


Place of 
loading 


Customs 
Department 
Serial No./date 


S .No. 


Value 


Invoice No. 
and date 


No. of 
packages 


Weight Description of 

goods 


Consignor s 
Name and 
address 


Port of Consignee s 
Shipment Name and 

address 


WN 


THE 
GAZETTEOFINDIA: 
EXTRAORDINARY 


Declaration 


W e hereby declare that wehave obtained the authorisation from each of the consignors mentioned above to act as 

an agent for the clearance of the goods described above . 
We hereby declare that the goods for export as per this stripping bit include onty bonafide commercial samples , 
prototypes of goods and bonafide gifts of articles for personal use of a value not exceeding Rs. 25 ,000 / - for a 
Consignment and which are for the time being not subject to any prohibition or restriction on their export from India and 
mo transfer of foreign exchange is involved . 
We enclose herewith (number) of airway bills and 

(number) of invoices for the aforesaid 
consignments with this Shipping Bill. 
Wehereby declare that the contents of this shipping bill are true and correct in every respect and are in accordance 
with the Airway Bills , the invoices and other documents attached herewith . 


Signature of Proper Officer of Customs 


[PARTII—SEC,3(1)] 


Signature and stamp of 
Authorised Courier 


Printed by the Manager , Govt. of Lodua Press , Ring Road Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


